निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 10 फाल्गुन 1932 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 1 मार्च 2011 


( सं० पटना 55 ) 


सं0 4पी0( 4 )21 / 2010 _ 818 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- - 


संकल्प 


23 फरवरी 2011 


विषय: — मे0 इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद को काली सूची में दर्ज करने के संबंध में । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन), बिहार , पटना द्वारा प्रायोजित पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम (वर्ष 


2010 - 11) के सफल क्रियान्वयन के लिए निविदा का प्रकाशन किया गया था । उक्त निविदा में विभागीय केन्द्रीय क्रय 


समिति द्वारा मे0 इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद का चयन एफ0एम0डी0 टीकौषधि के क्रय हेतु दर अनुमोदित 


किया गया । उक्त अनुमोदन के आलोक में संबंधित आपूर्तिकर्ता ( इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड , हैदराबाद को 


विभागीय ज्ञापांक 64 दिनांक 05 जनवरी 2011 द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के सफलक्रियान्वयन हेतु 120,56 ,00 खुराक 


एफ0एम0डी0 टीकौषधि आपूर्ति दिनांक 16 जनवरी 2011 तक करने का आदेश दिया गया था , परन्तु मे0 इंडियन 


इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद ने विभागीय आदेश का अवहेलना करते हुए टीकौषधि आपूर्ति करने से इन्कार कर 


दिया । फलतः पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण पशुओं को लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित समय 


मय 


पर एफ0एम0डी0 रोग से बचाव हेतु टीकाकृत नहीं किया जा सका । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 मार्च 2011 
___ अतः मे0 इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड , हैदराबाद को उक्त असंवैधानिक कृत के लिए काली सूची में दर्ज 


करने का निर्णय लिया गया है । फलतः यह विभाग संबंधित फर्म से किसी भी प्रकार का आदान - प्रदान नहीं करेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह0) अस्पष्ट, 


सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 55 - 571 + 500-डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


